सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 भाद्र , 1943 ( श ० ) 
23 अगस्त , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -430 राँची , सोमवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

13 जुलाई , 2021 
संख्या -09 / स्था 0 विविध -32 / 2013 का 0 3154 -- सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की 
धारा 19 ( 1 ) के अतंर्गत अगले आदेश तक श्री चन्द्र भूषण प्रसाद , उप सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को तत्काल प्रभाव से विभागीय स्तर पर प्रथम अपीलीय 
प्राधिकार घोषित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विजय कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 430 50 


-- 


